निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 


बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


संख्या 52 


7 पौष 1933 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

28 दिसम्बर 2011 ( ई ० ) 


पृष्ठ 


विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-10 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश । 

मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 

भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीपO-इन 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल औरऔर कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम, आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

11-11 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


13-14 


2 


बिहार गजट , 28 दिसम्बर 2011 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


सामान्य प्रशासन विभाग 


1 


अधिसूचना 

6 सितम्बर 2011 
सं ० 7 पी०4-2-14 / 2011 ( खंड ) -10026 सा ० - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की धारा -21 के 
अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में उल्लिखित पदाधिकारियों को 
दिनांक 20 जुलाई 2011 से 31 दिसम्बर 2011 तक अनुबद्ध अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित जिले के लिए विशेष 
कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करते है और निदेश देते है कि उक्त पदाधिकारी उक्त जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 
( ऐक्ट 2, 1974) के अन्तर्गत कार्यपालक दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे । राज्यपाल उक्त पदाधिकारियों को 
धारा -144, दण्ड प्रक्रिया सन्हिता के अन्तर्गत शक्तियां प्रदान करते है । 

अनुसूची 

बेगूसराय अनुमंडल 
क्रमांक पर्यवेक्षकों का नाम एवं पदनाम 

जिला 
बेगूसराय प्रखंड 
श्री सुरेश राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेगूसराय 

बेगूसराय 
श्री संजय शर्मा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय 

बेगूसराय 
श्री अमरेन्द्र कुमार चौधरी, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बेगूसराय 

बेगूसराय 
मो ० शमसी अहमद खाँ , प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय 

बेगूसराय 
श्री पुणेन्दु कुमार सिन्हा, श्रम प्रर्वत्तन पदाधिकारी , बेगूसराय 

बेगूसराय 
मो ० शकील अहमद , प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेगूसराय 

बेगूसराय 
श्री जितेन्द्र तिवारी, कनीय अभियंता, बेगूसराय 

बेगूसराय 
श्री पंकज कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, बेगूसराय 

बेगूसराय 
बरौनी प्रखंड 
श्रीमती मिथिलेश कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरौनी 

बेगूसराय 
श्री विजय कुमार , कनीय अभियंता, बरौनी 

बेगूसराय 
श्रीमती शोभा रानी सिन्हा, महिला प्रसार पदाधिकारी, बरौनी 

बेगूसराय 
श्री चन्द्रमौली प्रसाद, प्रखंड कृषि पदाधिकारी , बरौनी 

बेगूसराय 
श्री उमेश प्रसाद, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बरौनी 

बेगूसराय 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री देवनारायण महतो, प्रखंड सांक्ष्यिकी पर्यवेक्षक, बरौनी 


बेगूसराय 


7 


श्रीमती रेखा शर्मा, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बरौनी 


बेगूसराय 


8 


श्री बमशंकर कुमार, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, बरौनी 


बेगूसराय 


. 


बिहार गजट , 28 दिसम्बर 2011 


3 


क्रमांक 


पर्यवेक्षकों का नाम एवं पदनाम 


जिला 


मटिहानी प्रखंड 


1 


2 


3 


4 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


5 


6 


7 


1 


बेगूसराय 


2 


श्रीमती सरिता कुमारी सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मटिहानी 
श्री वीरेन्द्र मोहन, अंचल अधिकारी, मटिहानी 
श्री इन्द्रदेव मिश्र, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मटिहानी 
श्री गुरूचरण चौधरी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, मटिहानी 
श्री संजय कुमार सिन्हा, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, मटिहानी 
श्री प्रेम कुमार चौधरी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी , मटिहानी 

श्री उमेश नारायण सिंह, कनीय अभियंता, मटिहानी 
शाम्हो अकहा कुरहा प्रखंड 

श्री अविनाश कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, शाम्हो अकहा कुरहा 
वीरपुर प्रखंड 

श्रीमती सीमा रानी बोस, महिला प्रसार पदाधिकारी, वीरपुर 
श्री कैलाश चौधरी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, वीरपुर 

श्री राम प्रकाश राम, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, वीरपुर 
बलिया अनुमंडल 
बलिया प्रखंड 

श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बलिया 
श्री आदित्य विक्रम, अंचल अधिकारी, बलिया 
श्री देवेन्द्र कुमार सिन्हा, प्रखंड सांक्ष्यिकी पर्यवेक्षक , बलिया 
श्री नवल शंकर सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी , बलिया 
श्री बिमलेन्दु देव , प्रखंड शिक्ष प्रसार पदाधिकारी , बलिया 
श्री उदयचन्द्र कामत , प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बलिया 
श्री चन्द्रेश्वर मांझी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, बलिया 
श्री मंजर मोरिस कुजूर, प्रखंड ग्राम पंचायत राज पदाधिकारी, बलिया 
श्रीमती किरण सिंह, महिला प्रसार पदाधिकारी, बलिया 
श्रीमती सुधा सिन्हा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बलिया 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


3 


2 


3 


4 


5 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


6 


7 


8 


9 


10 


सा ० कमाल प्रखंड 


1 


2 


3 


श्री राजेश कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सा ० कमाल 
श्रीमती नीलु प्रसाद, महिला प्रसार पदाधिकारी, सा ० कमाल 
श्री अशोक कुमार सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सा ० कमाल 
श्रीमती शशि वर्मा, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सा ० कमाल 
श्री कमल किशोर सिंह , प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी , सा ० कमाल 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


4 


5 


डंडारी प्रखंड 


1 


श्री विजय कुमार सिंह , प्रखंड कृषि पदाधिकारी, डंडारी 


बेगूसराय 


4 


बिहार गजट , 28 दिसम्बर 2011 


क्रमांक 


पर्यवेक्षकों का नाम एवं पदनाम 


जिला 


2 


3 


4 


. 


5 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


6 


7 


8 


श्रीमती नीलू प्रसाद, महिला प्रसार पदाधिकारी, डंडारी 
मो ० अब्दुल हफीज, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, डंडारी 
श्री रमेश प्रसाद, प्रभारी अंचल निरीक्षक , डंडारी 
श्री रंजन कुमार शर्मा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, डंडारी 
श्री सुनील कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, डंडारी 
श्री राजकिशोर सिंह , अंचल अधिकारी , डंडारी 

श्रीमती जीनत कौसर, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डंडारी 
तेघड़ा अनुमंडल 
तेघड़ा प्रखंड 

मो ० हसनैन , अंचल अधिकारी , तेघड़ा 
श्री अशोक कुमार, श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी, तेघड़ा 
श्री बैद्यनाथ मिश्र , प्रभारी अंचल निरीक्षक , तेघड़ा 
श्री रामदेव पासवान, प्रखंड कृषि पदाधिकारी तेघड़ा 
श्री संजय कुमार, कनीय अभियंता, तेघड़ा 
श्री रजनीश कुमार, कनीय अभियंता तेघड़ा 
श्रीमती सुधा कुमारी , महिला प्रसार पदाधिकारी, तेघड़ा 
श्रीमती शिवानी तिवारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तेघड़ा 


1 


2 


3 


4 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


5 


6 


7 


. 


8 


बछवाड़ा प्रखंड 


2 


3 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


4 


5 


श्रीमती नीलू पॉल , प्रखंड विकास पदाधिकारी , बछवाड़ा 
श्री राम नरेश राय , प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बछवाड़ा 
श्रीमती सरिता कुमारी, महिला प्रसार पदाधिकारी, बछवाड़ा 
मो ० अशफाक अंसारी, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बछवाड़ा 

श्रीमती मंजु देवी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बछवाड़ा 
मंसूरचक प्रखंड 

श्री अजय कुमार साह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मंसूरचक 
श्री अशोक कुमार राय, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, मंसूरचक 

कुमारी सुनिता दयाल , बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मंसूरचक 
भगवानपुर प्रखंड 

श्री जगन्नाथ सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, भगवानपुर 
श्री शिवशंकर प्रसाद सिंह, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, भगवानपुर 
श्री दीप नारायण मंडल, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, भगवानपुर 


2 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


3 


1 


2 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


3 


4 


श्री पंकज कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी , भगवानपुर 


बेगूसराय 


5 


श्री शशांक शेखर शर्मा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, भगवानपुर 


बेगूसराय 


बिहार गजट , 28 दिसम्बर 2011 


5 


क्रमांक 


पर्यवेक्षकों का नाम एवं पदनाम 


जिला 


मंझोल अनुमंडल 


चेरियाबरियारपुर प्रखंड 


1 


2 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


3 


1 


2 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


3 


4 


1 


श्री दिनेश कुमार झा, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, चेरियाबरियारपुर 
श्री मनोज कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, चेरियाबरियारपुर 

श्री सदानंद मंडल , प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक , चेरियाबरियारपुर 
खोदावन्दपुर प्रखंड 

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, उद्योग प्रसार पदाधिकारी, खोदावन्दपुर 
श्री संतोष कुमार दास, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, खोदावन्दपुर 
श्री ओमप्रकाश, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, खोदावन्दपुर 

श्री सत्यनारायण सिंह, जे ० ई ०, खोदावन्दपुर 
छौड़ाही प्रखंड 

श्री सदानंद सिंह, अंचल अधिकारी , छौड़ाही 
श्री निर्मल कुमार राय, बी ० डब्लू ओ ०, छौड़ाही 
श्री अभिषेक कुमार, बी ०ए ० ओ ०, छौड़ाही 

श्री चुनचुन चौधरी, जे ० ई ०, छौड़ाही 
बखरी अनुमंडल 
बखरी प्रखंड 

श्री मनोज कुमार यादव, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बखरी 
श्री कौशलेन्द्र कुमार , प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी , बखरी 
श्री गोपाल श्रीवास्तव, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, बखरी 
श्री सतीश प्रसाद, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी , बखरी 
श्री सीताराम पासवान , प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी , बखरी 
श्री रामनाथ यादव , कनीय अभियंता, बखरी 


2 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


3 


4 


1 


2 


3 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


4 


5 


गढ़पुरा प्रखंड 


1 


2 


3 


श्री अरूण कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गढ़पुरा 
श्री चन्द्र कुमार, अंचल अधिकारी, गढ़पुरा 
श्री राजेश्वर राय, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, गढ़पुरा 
श्री आनन्दी राय , प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी , गढ़पुरा 
श्री दिनेश कुमार, जिला आपूर्ति निरीक्षक , गढ़पुरा 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


4 


5 


नावकोठी प्रखंड 


1 


2 


श्री अरूण कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, नावकोठी 
श्री उदयचन्द्र यादव, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, नावकोठी 
श्री सीताराम पासवान, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नावकोठी 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


3 


6 


बिहार गजट , 28 दिसम्बर 2011 


क्रमांक 


पर्यवेक्षकों का नाम एवं पदनाम 


जिला 


4 


5 


. 


श्री कामता प्रसाद , प्रखंड कनीय अभियंता, नावकोठी 
श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, नावकोठी 
श्री जवाहर मंडल, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नावकोठी 

श्री मनोज कुमार सिन्हा , प्रभारी अंचल निरीक्षक , नावकोठी 
शिक्षा विभाग 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


6 


7 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


10 


11 


श्री कुमुद नारायण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय 
श्री चन्द्रभूषण लाल, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बेगूसराय 
श्री अशोक कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बेगूसराय 
श्री दिनेश कुमार पासवान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बेगूसराय 
श्रीमती शर्मिला राय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बेगूसराय 
मो ० समसी अहमद, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी , बेगूसराय 
मो ० शगीर अहमद, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी , वीरपुर 
श्रीमती शिवानी तिवारी , प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी , तेघड़ा 
श्रीमती मंजु कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बछवाड़ा 
श्री इन्द्रदेव मिश्र, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मटिहानी एवं शाम्हो 
श्री संतोष कुमार दास, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, खोदावन्दपुर 
मो ० अब्दुल हफीज , प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, डंडारी 
श्री अशोक कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मंसूरचक 
श्री सीताराम पासवान, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बखरी 
श्री शिवशंकर सिंह , प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, भगवानपुर 
श्रीमती पूनम कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, छौड़ाही एवं गढ़पुरा 
श्री विमलेन्दु कुमार देव , प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बलिया 
श्री रामानुज प्रसाद सिंह , प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी , साहेबपुरकमाल 
श्री राजकिशोर चौधरी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चेरियाबरियारपुर 
श्री सीताराम पासवान , प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी , नावकोठी 
श्रीमती रेखा शर्मा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी , बरौनी 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


पथ प्रमंडल 


2 


3 


श्री जनार्दन प्रसाद कश्यप , कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल , बेगूसराय 
श्री अजय कुमार सिंह, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल , बेगूसराय 
श्री अरूण कुमार, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, बरौनी 
श्री अशोक कुमार लाल, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल , मंझौल 
श्री शैलेन्द्र कुमार शैल, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल , बेगूसराय 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


4 


5 


6 


श्री संजय कुमार, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय 
श्री संजय कुमार सिधानियाँ, कनीय अभियंता , पथ प्रमंडल , बेगूसराय 


बेगूसराय 
बेगूसराय 


7 


बिहार गजट , 28 दिसम्बर 2011 


7 


क्रमांक 


पर्यवेक्षकों का नाम एवं पदनाम 


जिला 


8 


श्री शिव शंकर मंडल , कनीय अभियंता, पथ प्रशाखा, बरौनी -2 
श्री कुमार 

रजनीश , कनीय अभियंता, पथ प्रशाखा, बरौनी -1 


बेगूसराय 
बेगूसराय 


9 


10 


श्री राजीव लोचन शुक्ला, कनीय अभियंता , पथ प्रशाखा सं०-2, बेगूसराय 


बेगूसराय 


11 


बेगूसराय 


श्री रामयतन राम, कनीय अभियंता , पथ प्रशाखा सं०-1, बेगूसराय 
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल 


1 


श्री प्रणवेश सिंह, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल 


3 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


2 श्री नोयल वर्मा, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बेगूसराय 

श्री कौशलेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मंझौल 
श्री रामनन्दन सिंह, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा , बेगूसराय 
श्री शम्भु 

मोहन दास, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, बरौनी 

श्री विजय कुमार वर्मा, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, बलिया 
ग्रामीण कार्य विभाग -1 

श्री शंकर सिंह , कार्यपालक अभियंता, ग्रामिण कार्य विभाग -1 


4 


5 


6 


1 


बेगूसराय 


ग्रामीण कार्य विभाग -2 


1 


2 


3 


4 


ई ० वीरेन्द्र राय, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग -2 
ई ० चन्द्रकान्त प्रसाद वर्मा, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग -2 
मो ० सुहैल, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग -2 
ई ० अमरेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग-2 
श्री मधु सूदन झा , कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग -2 
मो ० अभीमूल हक , कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग -2 
श्री अनील कुमार , पत्राचार लिपिक - सह - रोकड़पाल 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


5 


6 


7 


जिला उद्योग केन्द्र 


2 


श्री श्रीपति सिंह, महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , बेगूसराय 
श्री के0 पी ० शर्मा, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, बेगूसराय 
श्री के ० के ० भारती, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, बेगूसराय 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


3 


संग्रहालय 


1 


श्री जय प्रकाश नारायण सिंह, संग्रहालयाध्यक्ष, बेगूसराय 


बेगूसराय 


अजाविनी 


1 


श्री बृज बिहारी प्रसाद , जिला कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी 


बेगूसराय 


8 


बिहार गजट , 28 दिसम्बर 2011 


क्रमांक 


पर्यवेक्षकों का नाम एवं पदनाम 


जिला 


भवन प्रमंडल 


1 


2 


3 


मो ० हामिद हुसैन खाँ , कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल 
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिन्हा, सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल 
श्री छठीलाल राम , सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल 
श्री अर्जुन राम, कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल 
श्री जयप्रकाश प्रसाद सिंह , कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल 
मो ० एस ०हसन फारूख, कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


4 


5 


6 


बेगूसराय 


पशुपालन 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


डा ० उमाशंकर प्रसाद सिंह, पशु शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय 
डा ० उमेश कांत चौधरी, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, बेगूसराय 
डा ० धर्मेन्द्र कुमार प्रभाकर, भ्रमण चिकित्सा पदाधिकारी, चाँदपुरा 
डा ० अलख निरंजन, भ्रमण चिकित्सा पदाधिकारी , बभनगामा 
डा ० ओबैदुल्ला, भ्रमण चिकित्सा पदाधिकारी , मटिहानी 
डा ० असद अयूब, भ्रमण चिकित्सा पदाधिकारी, मंझौल 
डा ० अनिरूद्ध प्रसाद, भ्रमण चिकित्सा पदाधिकारी , सोनमा 
डा ० रंजीत प्रसाद सिंह , भ्रमण चिकित्सा पदाधिकारी, बखरी 
डा ० रामनन्दन प्रसाद , भ्रमण चिकित्सा पदाधिकारी, खोदावन्दपुर 
डा ० कैलाश प्रसाद यादव, भ्रमण चिकित्सा पदाधिकारी, भगवानपुर 
डा ० हीरा रजक, भ्रमण चिकित्सा पदाधिकारी, बरौनी 
डा ० प्रतिभा मिंज, भ्रमण चिकित्सा पदाधिकारी, बीहट 
डा ० शत्रुध्न प्रसाद सिंह, भ्रमण चिकित्सा पदाधिकारी , तेघड़ा 
डा ० रामविलास पासवान, भ्रमण चिकित्सा पदाधिकारी, बछवाड़ा 
डा ० पुरूषोत्तम मंडल, भ्रमण चिकित्सा पदाधिकारी, साहेबपुरकमाल 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


लघु सिंचाई 


2 


श्री सुरेश प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई , बेगूसराय 
श्री बलराम यादव , सहायक अभियंता, लघु सिंचाई, बेगूसराय 
श्री सियाराम चौरसिया , कनीय अभियंता, लघु सिंचाई, बेगूसराय 
श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई, बेगूसराय 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


3 


4 


नलकूप प्रमंडल 


2 


श्री सुरेश प्रसाद, कार्यपालक अभियंता , नलकूप प्रमंडल , बेगूसराय 
श्री रामविलास कुंवर, कनीय अभियंता, नलकूप प्रमंडल, बेगूसराय 
श्री 

कृष्ण देव चौधरी, कनीय अभियंता, नलकूप प्रमंडल , बेगूसराय 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


3 


4 


श्री चन्देश्वर प्रसाद ठाकुर , सहायक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, बेगूसराय 


बेगूसराय 


. 


बिहार गजट , 28 दिसम्बर 2011 


9 


क्रमांक 


पर्यवेक्षकों का नाम एवं पदनाम 


जिला 


खनन 


1 


श्री कमलेश्वर रजक, सहायक खनन पदाधिकारी, बेगूसराय 


बेगूसराय 


एन ० ई ० पी ० 


1 


श्री सैयद सफदर साह यूसूफ , कार्यपालक अभियंता, एन ० ई ० पी ०, बेगूसराय 


बेगूसराय 


कृषि 


1 


2 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


3 


4 


श्री कौशल किशोर शर्मा, जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय 
श्री अरविन्द प्रसाद सिन्हा, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी 
श्री कृष्ण प्रसाद वर्मा, सहायक शस्यविद पदाधिकारी, उपयोगी अनुसंधान केन्द्र 

श्री भूषण प्रसाद, पौधा संरक्षण पवदाधिकारी 
परीक्ष्यमान उप - समाहर्ता 

श्री प्रदीप कुमार, परीक्ष्यमान उप – समाहर्ता, बेगूसराय 
सुश्री अनीषा सिंह, परीक्ष्यमान उप – समाहर्ता, बेगूसराय 
श्री कुन्दन कुमार , परीक्ष्यमान उप - समाहर्ता, बेगूसराय 
श्री सुरेन्द्र प्रसाद, परीक्ष्यमान उप - समाहर्ता, बेगूसराय 
श्री अनिल कुमार रमण , परीक्ष्यमान उप - समाहर्ता, बेगूसराय 


1 


2 


3 


बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 
बेगूसराय 


4 


5 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
नवीन चन्द्र झा , संयुक्त सचिव । 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचनाएं 

15 दिसम्बर 2011 
सं 0 ई2-1-002 / 2005 ( खण्ड-2)-72-6807 — बिहार सेवा संहिता के नियम 232 में निहित प्रावधानों के आलोक में तथा बिहार 
कार्यपालिका (संशोधन) नियमावली– 2007 के नियम 21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित स्थापना संबंधी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए स्व 0 संजय कुमार सुरीन, तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी, दानापुर अनुमंडल को उनकी कर्तव्य स्थल से अनुपस्थिति की अवधि 
दिनांक 15 मई 2010 से 24 अक्तूबर 2010 तक कुल 163 (एक सौ तिरेसठ) दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
आर0 के0 प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


14 दिसम्बर 2011 
सं0 ई2-2-024 / 2010-71-6792 — वित्त विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक 3 / एफ0-1-04-2003 / 2498 वि०(2), दिनांक 12 अप्रील 
2007 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत मो 0 गजाली, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, (परीक्ष्यमान), बांका अनुमंडल द्वारा उनकी द्वितीय संतान के जन्म के 
अवसर पर (संतान के जन्म की तिथि दिनांक 16 अप्रील 2011) दिनांक 15 सितम्बर 2011 से दिनांक 29 सितम्बर 2011 तक उपभोग किये गये 

कुल 
15 ( पन्द्रह ) दिनों के पितृत्व अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
आर0 के0 प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


10 


बिहार गजट , 28 दिसम्बर 2011 


8 दिसम्बर 2011 
सं 0 ई2-2-1014 / 80-70-6700 — बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 में निहित प्रावधानों के आलोक में तथा बिहार 
कार्यपालिका (संशोधन ) नियमावली-2007 के नियम-21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित स्थापना संबंधी प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत् श्री 
मधुरंजन कुमार गुप्ता, बि 0 नि 0 से0, उप –निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा को दिनांक 27 मई 2010 से 31 मई 2010 तक कुल 05 (पांच) दिनों के 
उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 
आर0 के 0 प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 41-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 28 दिसम्बर 2011 


11 


भाग -9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 
No. 90 - I Manish, s/ o Mahendra Prasad Singh, Vill . Raitha P.O.- Gunjarchak , 
P.S. -Chandi, Dist.- Nalanda, State , Bihar declare vide affidavit no.67 , Dtd 14th June 2011 that 


now onwards I shall be known as Manish Anand for all purposes. 


Manish. 


सूचना 
सं ० 94 — मैं , अर्जुन रविदास, पिता - श्री रामदेव दास, मोहल्ला - डॉ ० अम्बेडकर नगर, थाना + पो०- जहानाबाद (बिहार) 
आज से अर्जुन प्रताप चन्द्रा के नाम से जाना जाऊंगा । 

अर्जुन रविदास । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 41-571 + 20 - डी टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


12 


बिहार गजट , 28 दिसम्बर 2011 


बिहार गजट , 28 दिसम्बर 2011 


13 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


निगरानी विभाग 


अधिसूचना 

19 दिसम्बर 2011 
सं ० नि ०वि ० स्था०-105 / 97 अंश I -7459 श्री रविन्द्र नाथ तिवारी, बि 0 प्र0 से0, संयुक्त सचिव, जिन्हें सामान्य 
प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के अधिसूचना संख्या 12194 , दिनांक 8 नवम्बर 2011 द्वारा निगरानी विभाग में पदस्थापित 
किया गया है, के अनुपालन में श्री तिवारी, स0 स0 ने दिनांक 16 नवम्बर 2011 को निगरानी विभाग में योगदान किये । इनके 
योगदान की तिथि स्वीकार करते हुए निगरानी विभाग के संकल्प संख्या -785 , दिनांक 26 फरवरी 1981 के 

समूह -03 

के 
अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग , लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग में संयुक्त 
सचिव - सह -मुख्य निगरानी पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । इस समूह का नोडल विभाग पथ निर्माण 
विभाग होगा । मुख्य निगरानी पदाधिकारी को बैठने हेतु कमरा तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का दायित्व 
नोडल विभाग का होगा । 

श्री कृष्ण प्रसाद, बि 0 प्र0 से0, संयुक्त सचिव, जिन्हें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के अधिसूचना संख्या 
12195 , दिनांक 8 नवम्बर 2011 द्वारा निगरानी विभाग में पदस्थापित किया गया है, के अनुपालन में श्री प्रसाद, स 0 स 0 में 
दिनांक 18 नवम्बर 2011 को निगरानी विभाग में योगदान किये । इनके योगदान की तिथि स्वीकार करते हुए निगरानी विभाग 
के संकल्प संख्या 785, दिनांक 26 फरवरी 1981 के समूह संख्या 04 के अन्तर्गत सिंचाई विभाग , लघु सिंचाई विभाग एवं कृषि 
विभाग में संयुक्त सचिव - सह -मुख्य निगरानी पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । इस समूह का नोडल विभाग 
सिंचाई विभाग होगा । मुख्य निगरानी पदाधिकारी को बैठने हेतु कमरा तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का दायित्व 
नोडल विभाग का होगा । 

सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण , स्थापना तथा आय -व्ययक के परियोजनार्थ प्रत्येक मुख्य निगरानी पदाधिकारी प्रधान 
सचिव, निगरानी विभाग के अधीन निगरानी विभाग के अंग होंगे , किन्तु वे संबंधित प्रशासी विभागों के प्रधान सचिव / सचिव के 
पर्यवेक्षण में उन विभागों का कार्य करेंगे और प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव तथा निगरानी विभाग के प्रधान सचिव के बीच 
निगरानी संबंधी सभी कार्यो के लिए कड़ी बने रहेंगे । यह आदेश तात्कालीक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह0) -अस्पष्ट , संयुक्त सचिव । 


Vigilance Department 


DECLARATION 

The 19th December 2011 
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010 ) 

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya .) -20 /10- 7463 — WHEREAS, It is alleged that Smt. Gayanti Kumari, W / o Shri 
Shyam Narayan Singh , Teacher , Middle School, Hario , Gaya , Present Address - L -75 , A.P. Colony , P.S. 
Rampur, Dist. - Gaya , Permanent Address -Vill. + P.O. - Kohra , Distt. - Arwal, while holding the post of 
Teacher, Middle School, Hario , Gaya and serving in different capacities under Bihar Government, committed the 


14 


PER JGIC , 28 Paheel 2011 


offence of criminal misconduct defined under clause ( e ) of sub -section ( 1) of Section 13 of the Prevention of 
Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig . Case 
No. 35/2011 dated . 10th June 2011. 

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record , the State Government is 
of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said 
Smt. Gayanti Kumari , W /o Shri Shyam Narayan Singh , Teacher , Middle School, Hario , Gaya , who has 
accumulated properties disproportionate to her known sources of income by resorting to corrupt means. 

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should 
be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub 
section (1 ) of Section 3 of Special Courts Act, 2009 ; 

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 5 of Special 
Courts Act, 2009 , the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of 
Special Courts Act, 2009. 

By order of the Governor of Bihar, 

Sd /-Illegible, 
Principal Secretary to Government. 


Vigilance Department 


DECLARATION 

The 19th December 2011 
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009 , and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010 ) 

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-20 / 10- 7464 — WHEREAS, It is alleged that Sri Devendra Sharma S /o Sri 
Kanhai Singh , Vill- Dariyapur chainpur, P.S- Naubatpur , Distt. Patna, Present Adress- Building No.-4 , west 
patel Nagar , P.S -Sashtrinagar , Patna while holding the post of Districk Manager, B.S..F.C . Chapara and serving 
in different capacities under Bihar Government, committed the offence of criminal misconduct defined under clause 
(e ) of sub -section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being 
investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig . Case No. 07/2010 dated . 1st February 2010 . 

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record , the State Government is of the 
opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said 
Sri Devendra Sharma the then District Manager B.S.F.C. Chapra . who has accumulated properties 
disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means. 

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be 
tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub 
section (1 ) of Section 3 of Special Courts Act, 2009; 

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 5 of Special Courts 
Act, 2009 , the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of 
Special Courts Act, 2009. 

By order of the Governor of Bihar, 

Sd/ -Illegible, 
Principal Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGTC , 41–571 + 10 -socotton 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


